सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 726 


21 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , 

___ 12 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

1 सितम्बर , 2016 ई0 । 
संख्याः 12/ पद० - 05- 01 / 2013 का० 7579 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजीव 
सिन्हा, प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्यहित में अगले 
आदेश तक अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार , राँची के साथ प्रतिनियुक्त किया जाता 
है । प्रतिनियुक्ति अवधि में भी श्री सिन्हा, प्रधान आप्त सचिव के वेतन की निकासी पूर्व की भाँति 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची से की जायेगी । 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 726 - 50 | 


